PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APRIL 2, 2002 ( CHTR. 12 , 1924 SAKA) 


199 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 15 जनवरी, 2002 


संख्या नि0 न0 तथा ग्रा0 आ0- 40 न0 यो ० (इ0) -2002 / एम -263/ 178.---हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम , 
1975 की धारा 7 क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में क्या विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए हिसार के नगरीय क्षेत्र को उक्त धारा के 
प्रयोजन के लिए अधिसूचित करते है, अर्थात : 


अनुसूची 
नगरीय क्षेत्र हिसार के लिए सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी 0 टी0 पी 0 (ई0) (एच0) -2/98 दिनांक , 16 नवम्बर, 1998 के साथ 
पढ़ा जाए । 


.. 


उत्तर : बिन्दु “ ए ” से शुरु होकर अर्थात् ग्राम बीड़, हिसार की आयत संख्या 1159 को उत्तर - पश्चिमी कोने, उसके बाद पूर्व की ओर ग्राम 
बीड़, हिसार की आयत संख्या 159, 158, 157, 1156 , 1155, 1154, 1153, 1152, 1151 , 1150, 1149, 148, 147 , 1146, 1145, 144 , 1143, 1142, 
141, 140, 1139 , 1138, 1137, 136 , 1135, 1134 , 133 , 132, 1131, 1130, 129 तथा 1128, गांव हिसार की आयत संख्या 24, 23, 22, 21 तथा 
20. ग्राम मिर्जापुर की आयत संख्या 15, 14 तथा 113 तथा ग्राम धानसू की आयत संख्या 235, 236, 237, 238 , 239 तथा ग्राम मिर्जापुर की आयत 
संख्या 108 के उत्तरी सीमाओं के साथ- साथ बिन्दु “ बी ” तक जो कि ग्राम मिर्जापुर की आयत संख्या 108 का उत्तरी पूर्वी कोना है। 

पूर्व: उसके बाद दक्षिण की ओर ग्राममिर्जापुर की आयत संख्या 108,123, 153, 166, 199 , 207, 225, 236 , 264 तथा 278 की पूर्वी सीमा 
के साथ- साथ बिन्दु ( सी) तक जो कि ग्राम मिर्जापुर की आयत संख्या 278 का दक्षिणी पूर्वी कोना है उसके बाद पूर्व की ओर गांव रायपुर की आयत 
संख्या 9, 8 तथा 7 की उत्तरी सीमा के साथ - साथ बिन्दु ( डी) तक जो कि ग्राम रायपुर की आयत संख्या 7 का उत्तरी पूर्वी कोना है उसके बाद 
दक्षिण की ओर ग्राम रायपुर की आयत संख्या 7, 23, 32, 51 , 62, 78, 79, 101 तथा 14, के पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिन्दु( ई) तक जो कि गांव 
रायपुर की आयत संख्या 74 का दक्षिण पूर्वी कोना है ।उसके बाद पूर्व की ओर ग्राम रायपुर की आयत संख्या 124, 125 , 126, 127 , 128 तथा 129, 
ग्राम न्याणा की आयत संख्या 224, 223, 222, 221 तथा 219 के साथ - साथ बिन्दु (एफ ) तक जोकि ग्राम न्याणा की आयत संख्या 219 का उत्तर 
पूर्वी कोना है । फिर उसके बाद दक्षिण की ओर गांव न्याणा की आयत संख्या 219 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ ग्राम अलीपुर की आयत संख्या 
39, 55 , 64, 77, 86 , 101 , m,126 तथा 137 , गांव मैयड़ की आयत संख्या 6, 14, 21, 30 , 40, 46,62 तथा 69 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु 
" जी " तक जो कि गांव मैयड़ की आयत संख्या 69 का दक्षिण पूर्वी कोना है । 


दक्षिण : उसके बाद पश्चिम की ओर गांव मैयड़ की आयत संख्या 69, 68, 67, तथा 66, गांव सातरोड़ कलां की आयत संख्या 143 से 
160, गांव सातरोड़ खुर्द की आयत संख्या 245, 244 तथा 243 , गांव डाबड़ा की आयत संख्या 68 से 79, गांव कैमरी की आयत संख्या 30 से 41, 
गांव गंगवा की आयत संख्या 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146 तथा 145 तथा गांव टोकस की आयत संख्या 41 की दक्षिणी सीमाओं 
के साथ - साथ बिन्दु " एच तक जो कि गांव टोकस की आयत संख्या 41 का दक्षिण पश्चिमी कोना है । 


पश्चिम : उसके बाद उत्तर की ओर गांव टोकस की आयत संख्या 41, 28, 27 तथा 15 और गांव गंगवा की आयत संख्या 92 तथा 89 और 
गांव गंगदा की आयत संख्या 61 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु " आई " तक जो कि गांव गंगवा की आयत संख्या 61 का उत्तर पश्चिमी कोना 
है । इसके पश्चात् पश्चिम की ओर गांव गंगवा की आयत संख्या 59, गांव कुरड़ी की आयत संख्या 99, 100 तथा 101 की दक्षिणी सीमा के साथ 
साथ बिन्दु " जे तक जो कि गांव कुरड़ी की आयत संख्या 101 का दक्षिण, पश्चिम कोना है । उसके बाद उत्तर की ओर गांव कुरड़ी की आयत 
संख्या 101, 95, 76, 67 , 48 , 30 , 18 तथा 8 गांव बीड़ की आयत संख्या 1809, 1776 , 1773, 1738 तथा 1735 , गांव लुदास की आयत संख्या 44 , 
25 , 24 , तथा 68 तथा गांव बीड़ हिसार की आयत संख्या 1664 , 1652, 1616, 1599 , 1540 , 1527 , 1465 , 1454 , 1391,1382, 1318, 1309 , 1245 , 
1234, 1171 तथा 159 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु " ए " तक जो कि आरम्भ का बिन्दु है । 


+ 


भास्कर चटर्जी, 


आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


200 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 2 , 2002 (CHTR . 12 , 1924 SAKA ) 


( PART I 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 15th January, 2002 


No. DTCP-STP (E )-2002 /M - 263/ 178.- In exercise of the powers conferred by Section 7 A of the Haryana 
Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act 8 of 1975) , and all other powers enabling him in this 
behalf , the Governor of Haryana hereby notifies the urban area of Hisar as specified in the Schedule given below and 
shown in the plan appended bereto for the purpose of said Section , namely : 


Schedule 


The Schedule of boundaries for Urban Area Hisar to be read with Drawing No. DTP (E ) (H ) 2/98 , dated the 
16th November, 1998 . 


North : Starting from Point ‘ A’i. e. the North West corner of rectangle No. 1159 of village Bir Hisar. Thence 
towards the East along the Northern boundaries of rectangle No. 1159 , 1158 , 1157, 1156 , 1155, 1154 , 1153 , 1152 , 
1151, 1150 , 1149, 1148 , 1147, 1146 , 1145, 1144 , 1143, 1142 , 1141, 1140 , 1139, 1138 , 1137, 1136 , 1135 , 1134, 1133 , 
1132 , 1131, 1130 , 1129 , and 1128 of village Bir Hisar rectangle No. 24 , 23, 22 , 21 and 20 of village Hisar rectangle No. 
115 , 114 , 113 of village Mirzapur rectangle No. 235 , 236 , 237, 238 , 239 of village Dhansu and rectangle No. 108 of 
village Mirzapur upto the Point B which is the North East corner of rectangle No. 108 of village Mirzapur. 


East : Thence towards the South along the Eastern boundaries of rectangle No. 108 , 123 , 153, 166 , 199, 207 , 
225, 236 , 253, 264 and 278 of village Mirzapur upto the Point C which is the South East corner of rectangle No. 278 
of village Mirzapur, thence towards the East along the Northern boundariesof rectangle No. 9, 8, and 7 of village Raipur 
upto the Point D which is the North East corner of rectangle No. 7 of village Raipur. Thence towards the South along 
the Eastern boundaries ofrectangle No. 7,23 , 32 , 51 ,62, 78 , 89, 101 and 114 of village Raipur upto the Point E which 
is the South -East corner of rectangle No. 114 of village Raipur. Thence towards the East along the Northern boundaries 
of rectangle No. 124 , 125 , 126 , 127, 128 and 129 of village Raipur rectangle No. 224 , 223 , 222, 221, 220 and 219 of 
village Nayana upto the Point F which is North -East corner of rectangle No. 219 of village Nayana . Thence towards the 
South along the eastern boundaries of rectangle No. 219 of village Nayana rectangle No. 39 , 55 , 64 , 77, 86 , 101, 111 , 
126 and 137 of village Alipur rectangle No. 6 , 14 , 21, 30 ,40, 46 , 62 and 69 of village Mayyar upto the Point C which 
is to South East corner of rectangle No.69 of village Mayyar. 


South : Thence towards the West along the Southern boundaries of rectangle No.69 , 68 , 67 and 66 of village 
Mayyar and rectangle No. 143 to 160 of village Satrod Kalan rectangle No. 245, 244 and 243 of village Satrod Khurd 
rectangle No.68 to 79 of village Dabra rectangle No. 30 to 41 of village Kaimari rectangle No. 154 , 153, 152 , 151, 150 , 
149, 148 , 147, 146 , 145 of village Gangwa and rectangle No. 41 of village Tokas upto the Point H which is the South 
West corner of rectangle No. 41 of village Tokas ; 


West : Thence towards the North along the Western boundaries of rectangle No.41, 28 , 27 , 15 of village Tokas 
and rectangle No. 92 , 89 and 61 of village Gangwa upto the Point I which is the North -West corner of rectangle No.61 
of village Gangwa. Thence towards the West along the Southern boundaries of rectangle No. 59 of village Gangwa, 
rectangle No. 99, 100 , 101 of village Kurri upto the Point I which is the South -West corner of rectangle No. 101 of 
village Kurri . Thence towards the North along the Eastern boundaries of rectangle No. 101,95 , 76 ,67 , 48 , 38 , 18 and 8 
of village Kurri rectangle No. 1809, 1776 , 1773 , 1738 , 1735 of village Bir Hisar rectangle No.44 , 25 , 24 , 68 of village 
Ludas rectangle No. 1664, 1652, 1616 , 1599 , 1540 , 1527, 1465 , 1454 , 1391 , 1382, 1318 , 1309 , 1245, 1234 , 1171 and 
1159 of village Bir Hisar upto the Point ‘A ’ which is point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Town and Country Planning Department. 


